रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


LAD 


-: 


RU 


MYE 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 16, 2016 / कार्तिक 25 , 1938 
NEW DELHI , WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/ KARTIKA 25, 1938 


सं. 795 ] 
No. 795 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 नवम्बर, 2016 
सा . का . नि . 1071 ( अ). - जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन 
सिंह को पदभार ग्रहण करने की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या तत्पश्चात तीन वर्ष से अनधिक के 
संयुक्त कार्यकाल के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो , पुन : नियुक्ति आधार पर तस्कर और विदेशी 
मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण ) अधिनियम, 1976 के कार्यालय आदेश सं . 267/ 2016 के तहत स्थापित अपील 
अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। 

और जबकि, माननीय न्यायमूर्ति ने उक्त अधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय का पदभार 22 सितम्बर , 
2016 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया । 

___ अब , इसलिए, संपत्ति सम्पहरण अपील अधिकरण ( अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्ते ) नियम, 1978 
के उप नियम 11 के खंड (क) के साथ पठित , विधि एवं न्याय मंत्रालय की दिनांक 14 .05.2016 की अधिसूचना के 
तहत संशोधित तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण ) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की 
धारा 12 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिल्ली उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सिंह को सफेमा के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 
नियुक्त करती है। वह 22 सितम्बर , 2016 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगे। 

[ फा . सं . ए- 12026/ 2/ 2015- प्रशा .I] 

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव 


5308 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department Of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd November, 2016 
G . S .R . 1071 (E ). — Whereas, Hon ble Mr. Justice Manmohan Singh , a Judge of the Delhi High Court has been 
appointed as Chairman of the Appellate Tribunal established under Smugglers and Foreign Manipulators (Forfeiture of 
Property ) Act, 1976 vide Office Order No. 267 of 2016 from the date of assumption of charge of the post till the date of 
retirement and thereafter on re -appointment basis for a combined tenure not exceeding three years or until further orders, 
whichever is earlier. 

And whereas, Hon ble Mr. Justice Manmohan Singh assumed charge of the office of Chairman of the said 
Tribunal in the forenoon on 22nd September, 2016 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 12 of the Smugglers and 
Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 ( 13 of 1976 ), amended vide Ministry of Law and 
Justice s Notification dated 14 . 05 . 2016 , read with clause (a ) of Sub -Rule 11 of the Appellate Tribunal for Forfeited 
Property (Conditions of Service of Chairman and Members ) Rules, 1978 , the Central Government hereby appoints 
Mr. Justice Manmohan Singh , Judge of the Delhi High Court, as the Chairman of Appellate Tribunal under SAFEMA . 
He shall hold office for a period of three years with effect fromthe forenoon of 22nd September, 2016. 

[ . No. A. 12026/ 2 / 2015 - Ad.I ] 
RAJINDER KUMAR, Under Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 2016 
सा . का . नि . 1072( अ). – तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 13) की धारा 12 की उप धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शब्दों “ समपह्रत संपत्ति के लिए 
और माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में 
और श्री कौशल श्रीवास्तव, सदस्य और श्री वी . के. भाटिया , सदस्य (केंद्रीय सरकार के अधिकारी जो सरकार में 
संयुक्त सचिव रैंक से नीचे के नहीं है) को उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है " का लोप किया जाता है। 


[ फा . सं . ए- 12026/ 2/ 2015 -प्रशा.I] 


राजेन्द्र कुमार , अवर सचिव 


टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं . सा . का . नि . 3( अ .) दिनांक 31. 1. 1967 , जिसे बाद में दिनांक 18.11. 1986 की 
सा . का . नि . सं . 1214 ( अ.), दिनांक 26. 04. 1990, की सा . का . नि . सं . 351 ( अ.), दिनांक 17.05 . 1993, की 
सा . का . नि . सं . 419( अ.), दिनांक 21.03. 1997 , की सा . का . नि . सं . 170 ( अ .), दिनांक 28. 11. 2003 , की 
सा . का . नि . सं . 909( अ.), दिनांक 09.03. 2007 , की सा . का . नि . सं . 192( अ .), दिनांक 19. 04. 2010 , की 
सा . का . नि . सं. 331( अ.), दिनांक 19. 07 . 2011, की सा . का . नि . सं . 547 (अ.), दिनांक 19. 07. 2011, के 
का . आ . 1643- 1645( अ.), दिनांक 20. 07. 2012, की सा . का . नि . सं . 580 -583( अ .) और दिनांक 19. 08. 2015 
के का . आ . 1637 - 1643 द्वारा संशोधित किया गया । 


[ HTT II - 005 3 (i ) l 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd November, 2016 
G . S .R . 1072 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 12 of the Smugglers and 
Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property ) Act, 1976 ( 13 of 1976 ), the words “ for Forfeited Property and 
appoints Hon ble Mr. Justice Anil Kumar, retired judge of Delhi High Court as Chairman and Shri Kaushal Srivastava , 
Member, and Shri V K Bhatia, Member (being officers of the Central Government not below the rank of Joint Secretary 
to the Government ) as Members thereof” is omitted . 


[F . No. A . 12026 /2 /2015 - Ad.I] 

RAJINDER KUMAR , Under Secy . 
Note : - Principal Notification No. G . S . R . 3 (E ) dated 31 . 1. 1967 subsequently amended by No. G . S . R . 1214 ( E ) dated 
18 . 11. 1986 , No.G . S .R . 351(E ) dated 26 .4 . 1990 , No. G . S .R . 419 (E ) dated 17 .5 .1993 , No. G . S .R . 170 (E ) dated 21. 3 . 1997 , 
No. G .S . R . 909 (E ) dated 28 . 11. 2003, No. G .S .R . 192 (E ) dated 9.3 .2007 and No. G . S .R .331 ( E ) dated 19 .04 .2010 , GSR 
547 ( E ) dated 19.7 .2011, S .O 1643 - 1645 (E ) dated 19 .7 . 2011 , No. G .S . R . 580 - 583(E ) dated 20 .7 .2012 and S .O 1637 
1643 dated 19 .08 .2015 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. 

Digitally signed by 
Nishok 

Nishok Kumar Paria 
Date : 2016 . 11. 17 
15: 45 :54 + 05 30 


